पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2021--अग्रहायण 19, शक 1943 


क्रमांक 50 ] 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 अक्टूबर 2021 


क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. (2008), प्रबंध संचालक, राज्य शैक्षिक एवं 
अनुसंधान परिषद्‌ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त 
सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद्‌ एवं मिशन संचालक, राज्य साक्षरता मिशन का अतिरिक्त प्रभार 


सौंपता है. 


श्री राणा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत्‌ 
प्रबंध संचालक, छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक 
वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है. 


1183 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2021. 


1184 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021 [ भाग 1 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 अक्टूबर 2021 


क्रमांक ई 1-16/2004/एक-2.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई 
दिल्‍ली की अधिसूचना क्र. 13017/37/2021-AIS-I, दिनांक 16-09-2021 द्वारा तमिलनाडू संवर्ग से छत्तीसगढ़ संवर्ग में स्थानांतरण पश्चात्‌ 
छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में उपस्थिति दिये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमित कुमार, भा.प्र.से. (2019) को अस्थायी रूप से 
आगामी आदेश पर्यन्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली, जिला-मुंगेली के पद पर पदस्थ करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलप्रीत सिंह, सचिव. 


श्रम विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 सितम्बर 2021 


क्रमांक एफ 10-7/2021/16.--छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 
प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमृत कुमार खलखो 
(भा.प्र.से.) FARE को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए “मुख्य सुलहकार” नियुक्त करता है. 


No. F 10-7/2021/16.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 4 of Chhattisgarh 
Industrial Relation Act, 1960 and in supersession of all previous notification issued on the Subject, State Govern- 
ment hereby appoints Shri Amrit Kumar Xalxo (I.A.S.) Labour Commissioner to be “Chief Conciliator’” for the State 
of Chhattisgarh. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 सितम्बर 2021 


क्रमांक एफ 10-7/2021/16.--छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (सन्‌ 1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा 
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा 
श्री अमृत कुमार खलखो (भा.प्र.से.) को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए “श्रम आयुक्त” नियुक्त करता है. 


No. F 10-7/2021/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh 
Industrial Relation Act, 1960 (27 of 1960) and in supersession of all previous notification issued in this regard, the 
State Government hereby appoints Shri Amrit Kumar Xalxo (1.A.S.) as the “Labour Commissioner” for the State of 
Chhattisgarh. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 सितम्बर 2021 


क्रमांक एफ 10-7/2021/16.--औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक-»%1५ 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 
प्रयोग मे लाते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्ठारा यह निर्देश देता है कि, उक्त 
अधिनियम को धारा-34 के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य शक्ति श्री अमृत कुमार खलखो (भा.प्र.से.) AAG छत्तीसगढ़, TA रायपुर अटल नगर 
द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए प्रयोग में लायी जावेगी. 


No. F 10-7/2021/16.—In exercise of the powers conferred by section 39 of the Industrial Dispute Act, 1947 
(No. XIV of 1947) and in supersession of all previous notification on the subject, the State Government hereby 
directs that powers under Section 34 of the said Act shall be exercised by Shri Amrit Kumar Xalxo (1.A.S.) Labour 
Commissioner, Nava Raipur Atal Nagar for the State of whole Chhattisgarh. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021 1185 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 सितम्बर 2021 


क्रमांक एफ 10-7/2021/16.--कारखाना अधिनियम, 1948 (सन्‌ 1948 की 63) की धारा 8 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों 
का उपयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद््वारा श्री अमृत कुमार 
खलखो (भा.प्र.से.) श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मुख्य कारखाना निरीक्षक नियुक्त करता है. 


No. F 10-7/2021/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Factories 
Act, 1948 (63 of 1948) and in supersession of the all previous notifications in this respect, the Government of 
Chhattisgarh hereby appoints Shri Amrit Kumar Xalxo (1.A.S.) Labour Commissioner Chhattisgarh, to be Chief 
Inspector of Factories for the state of Chhattisgarh. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आशुतोष पाण्डेय, उप-सचिव. 


राजस्व विभाग (1) ce 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, oie Ain eas ee 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 74/2 0.064 
राजस्व विभाग tele 

71 0.101 
ae दिनाक 73/10 0.052 
‘ दिनांक 25 अक्टूबर 2021 73/7 0.192 
: चूंकि 73/6 0.032 

भू-अर्जन प्रकरण क्रमाक 03/अ-82/2019-20.- चूकि राज्य 

शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के oo 6 4GaG 


पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 
कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घरजियाबथान 
जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर का पूरी भू-अर्जन 
प्रकरण. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है. 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-जशपुर 
(ख) तहसील-पत्थलगांव 
(ग) नगर/ग्राम-बेलडेगी जशपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2021 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.013 हेक्टेयर 
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2019-20.--चूंकि राज्य 


खसरा नम्बर रकबा शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
(हेक्टेयर में) पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित 

(1) (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 

73/21 0.008 अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 
97/2 0.062 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 


97/1, 98/1 0.197 जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


1186 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021 


[ भाग 1 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-जशपुर 
(ख) तहसील-पत्थलगांव 
(ग) नगर /ग्राम-डूमरबहार 
(A) लगभग क्षेत्रफल-0.486 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
( हेक्टेयर में) 
(1) (2) 

175 0.028 

174 0.066 

173 0.064 

259/1 0.012 

232/2 0.008 

232/3 0.008 

231/5 0.016 

242/5 0.022 

259/3 0.036 

262/2 0.032 

319/1 0.032 

684 0.036 

682 0.066 

699 0.008 

753 0.052 

योग 15 0.486 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घरजियाबथान 
जलाशय योजना के डूमरबहार शाखा नहर का अनिवार्य भू- 
अर्जन प्रकरण. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रितेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


सरगुजा, दिनांक 23 अक्टूबर 2021 


क्रमांक 34/अ-82/2020-21.--चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उललेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा 
जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-सरगुजा 
(ख) तहसील-अम्बिकापुर 
(ग) नगरए/ग्राम-गंगापुरखुर्द 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.365 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) 
295/3 0.138 
295/59 0.138 
295/7 01089 
योग 0.365 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक 
क्षेत्र के निर्माण हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021 1187 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन छ.ग. रायपुर 
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2021 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2 )2/ भा. अधि./2021-22/4318.--कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32( 2 )/ भा. अधि./2020-21/749 रायपुर 
दिनांक 27-05-2020 द्वारा श्री चित्रकांत चार्ली ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली को कृषि उपज मंडी समिति मुंगेली जिला मुंगेली 
का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था. 


तत्संबंध में डिप्टी कलेक्टर, हेतु कलेक्टर मुंगेली, छ.ग. का ज्ञापन क्रमांक/6749/स्था/वित्त-01/2021 मुंगेली दिनांक 11-10-2021 
द्वारा कृषि उपज मंडी समिति मुंगेली का भारसाधक अधिकारी श्री चित्रकांत चार्ली ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली का शासन स्तर 
पर स्थानांतरण कोण्डागांव होने का उल्लेख करते हुए श्री नवीन कुमार भगत, संयुक्त कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली को कृषि 
उपज मंडी समिति मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है. 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री चित्रकांत चार्ली ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली के स्थान पर श्री नवीन ठाकुर भगत, 
संयुक्त कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति मुंगेली जिला मुंगेली 
(छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है. 


रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2021 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2 )/भा.अधि./2021-22/4563.--कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32( 2 )/ भा.अधि./2018-19/2391 रायपुर 
दिनांक 30-06-2018 द्वारा श्री बी.आर. बघेल, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी डोंगरगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव 
का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था. 


तत्संबंध में संयुक्त कलेक्टर ART कलेक्टर राजनांदगांव का ज्ञापन क्रमांक/7011/ज्ये.लि.-1/2021 राजनांदगांव दिनांक 01-10- 
2021 द्वारा श्री एल. बी. जैन, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) खैरागढ़ को कृषि उपज मंडी समिति Shreve का भारसाधक अधिकारी नियुक्त 
किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है. 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री बी. आर. बघेल, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी डोंगरगढ़ के स्थान पर श्री एल.बी. जैन, अनुविभागीय 
अधिकारी (कृषि) खैरागढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का भारसाधक 
अधिकारी नियुक्त किया जाता है. 


शिव अनंत तायल, 
संचालक. 


कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ 
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2021 


क्रमांक 21/चार/निरहित/2018-21/1897.--विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे, श्री दिलीप कुमार लहरे, जिला-राजनांदगांव को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित किये जाने संबंधी भारत 
निर्वाचन आयोग, नई दिल्‍ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/74/2018, दिनांक 02 जुलाई, 2021 सर्व साधारण की जानकारी हेतु 
प्रकाशित की जाती है. 


( के. सी. देवसेनापति ) 
अति. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी. 


1188 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021 [ भाग 1 


भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍्ली-110001 


नई दिल्‍ली, तारीख 2 जुलाई, 2021--11 आषाढ़, 1943 (शक) 


सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/74/2018.--यत: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 
2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की 
तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी. 


और यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी 
के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है 


और यत:, 74-डोंगरगढ़ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 
दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; 


और यत;, जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 
29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई .एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 
श्री दिलीप कुमार लहरे जो कि छत्तीसगढ़ के 74-डोंगरगढ़ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 
के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं. 


और aa:, जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टो के आधार 
पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने 
के लिए श्री दिलीप कुमार लहरे, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 04 मार्च, 2020 को जारी किया गया था; 


नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन 
प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; 


और यत;:, उक्त नोटिस श्री दिलीप कुमार cet, द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2020 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला 
निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव द्वारा अपने दिनांक 02 मई, 2020 के पत्र सं. 04/ईएस/2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है; 


और यत;, जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव द्वारा अपने दिनांक 30 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 102/ई.एस./2020 के जरिए प्रस्तुत 
की गई अनुपूरक fate में यह बताया गया है कि श्री दिलीप कुमार लहरे, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने 
निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता 
के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; 


और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री दिलीप कुमार cet, निर्वाचन wal का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं 
और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, 


और aa:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-- 
“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -- 


(1) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल 
करने में असफल रहा है; तथा 


Gi) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित 
आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए 
निरहित होगा; 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021 1189 


अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि 
छत्तीसगढ़ राज्य 74-डोंगरगढ़ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन 
लड़ने वाले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अभ्यर्थी श्री दिलीप कुमार cet, ग्राम-ठेलकाडीह, पोस्ट-महरूमकला, तहसील-खैरागढ़, जिला- 
राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य- क्षेत्र की 
विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निररहिंत है. 


आदेश से, 


हस्ता./- 
( नरेन्द्र ना. बुटोलिया ) 
वरिष्ठ प्रधान सचिव, 
भारत निर्वाचन आयोग. 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 


New Delhi, dated 2nd July, 2021—11 Asadha, 1943 (Saka) 
No. CG-LA/ES-I/74/2018.— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 


2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 
2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018. 


AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting 
candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election 
Officer, from the date of election of returned candidate; 


AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 
74-Dongargarh (SC) Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election 
expenses was 10th January, 2019. 


AND WHEREAS, as per the report dated 10th January, 2019 submitted by the District Election Officer, 
Rajnandgaon District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/ 
वि.स.चु./ई.ई .एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Dilip Kumar Lahare, contesting candidate of Gondwana 


Gantandra Party from 74-Dongargarh (SC) Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account 
of his election expenses as required by law. 


AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Rajnandgaon District, 
Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 04th March, 2020 was issued 
by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Dilip 
Kumar Lahare, for non-submission of Election expenses; 


AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above 
said Show Cause Notice, dated 04th March, 2020, Sh. Dilip Kumar Lahare, was directed to submit his representation 
in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of 
election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned 
within 20 days from the date of receipt of the notice; 


AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Dilip Kumar Lahare, on 17th March, 2020. Ac- 
knowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election 
Officer, Rajnandgaon vide his letter No. 04/ई.एस./2020 dated 02nd May, 2020. 


1190 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021 [ भाग 1 


AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Rajnandgaon vide 
his letter No. 102/ई.एस./2020 dated 30th July, 2020 has stated that Sh. Dilip Kumar Lahre, has not submitted any 
representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he 
has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the 
Election Commission of India as well; 


AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Dilip Kumar Lahare, has failed to lodge an account of 
election expenses and has no good reason or justification for the failure; 


AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :— 
“If the Election Commission is satisfied that a person: 


(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by 
law or under this Act, and 


(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order pub- 
lished in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disquali- 
fied for a period of three years from date of the under; 


NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the 
Election Commission of India hereby declares Sh. Dilip Kumar Lahare, resident of Village-Thelkadeeh, Post- 
Mahroomkala, Tehsil-Khairagarh, District-Rajnandgaon and the contesting candidate of Gondwana Ganatantra Party, 
for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 74-Dongargarh (SC) Assembly Constitu- 
ency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of 
Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three 
years from the date of this order. 


By order, 


Sd/- 
(NARENDRA N. BUTOLIA) 
Senior Principal Secretary, 
Election Commission of India. 


कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.) 
रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021 


क्रमांक/12107/न.ग्रा.नि./2021.--एतद्द्वारा सूचना दी जाती है, कि पुरा विशेष क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को 
छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम 2017 (क्र. 11 सन्‌ 2018) की धारा-15 की उपधारा (1) के 
अधीन छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 01 जनवरी 2021 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता 
से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे. समस्त ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण 
उसमें किया गया है. 
अनुसूची 


पुरा विशेष क्षेत्र की सीमाएं 


उत्त में : तहसील आरंग के ग्राम नरदहा, पचेड़ा, चंद्रखुरी, नगपुरा और संकरी की उत्तरी सीमा तक. 

पूर्व में : तहसील आरंग के ग्राम संकरी, बड़गांव, तोड़गांव, Wet एवं Wed की पूर्वी सीमा तक. 

दक्षिण में : तहसील आरंग के ग्राम संकरी, गोढ़ी, खुटेरी, बकतरा, नकटा, कुरूद, धनसुली एवं नरदहा की दक्षिणी सीमा तक. 
पश्चिम में : तहसील आरंग के ग्राम खुटेरी, नकटा, कुरूद, धनसुली, Neel एवं संकरी की पश्चिमी सीमा तक. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021 1191 


ad: उपरोक्त विशेष क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र, sad अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) के अधीन 
एतद्द्वारा, अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के अनुसरण में “छत्तीसगढ़ राजपत्र” 
में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक्‌ रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया 


है. 


उक्त अंगीकृत मानचित्र की प्रति छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण 
हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी :-- 


निरीक्षण स्थल -- 

1. संभाग आयुक्‍त, कार्यालय रायपुर (छ.ग.) 

2. कार्यालय कलेक्टर, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 

3. कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, आर.डी.ए. बिल्डिंग, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.). 


No./12107/T&CP/2021.—Notice is hereby given that the existing land use maps for Pura Special Area was 
published under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh (Amendment and valida- 
tion) Act, 2017 (No. 11 of 2018) in the Chhattisgarh Gazette dated 01 January 2021 and objections and suggestions 
were invited from the public under the provisions of sub-section (2) of the said section. After giving reasonable 
opportunity of hearing to all such persons who have filed the objection or suggestion, modifications as considered 
desirable, are made therein. 


SCHEDULE 


Pura Special Area Limits 


NORTH - : Northern limit of Village Nardaha, Pacheda, Chandkhuri, Nagpura and Sankari of Tehsil Arang. 
EAST : Eastern limit of Village Sankri, Badgaon, Todgaon, Godhi and Khuteri of Tehsil Arang. 

SOUTH : Southern limit of Village Sankri, Godhi, Khuteri, Bakatara, Nakta, Kurud, Dhansuli and Nardaha. 
WEST : Western limit of Village Khuteri, Nakta, Kurud, Dhansuli, Nardaha and Sankri of Tehsil Arang. 


Now the existing land use maps for the above planning area is hereby adopted under sub-section (3) of 
Section 15 of the said Adhiniyam and a copy of notice is also sent for its publication in “Chhattisgarh Gazette” under 
the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact 
that the above maps has been duly prepared and adopted. The said adopted maps shall be available for inspection 
during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette in the following 


offices of : 


Place of Inspection — 


1. Office of the Divisional Commissioner, Raipur, District-Raipur (C.G.) 
2. Office of the Collector, Raipur, District-Raipur (C.G.) 
3. Joint Director Town and Country Planning, RDA Building Shastri Chowk, Raipur (C.G.) 


संदीप बांगड़े, 
अपर संचालक. 


1192 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021 [ भाग 1 


कार्यालय कलेक्टर, जिला-महासमुंद (छ.ग. ) 
महासमुंद, दिनांक 2 नवम्बर 2021 


क्रमांक/589/क/वि-स्था./2021.--कार्यालयीन आदेश क्रमांक/163/क/वित्त-स्था./2020 महासमुन्द दिनांक 29-12-2020 के द्वारा 
भाई दूज हेतु दिनांक 06 नवंबर 2021 दिन शनिवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था जिसे निरस्त किया जाता है. 


सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुक्रमांक-चार के नियम आठ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहतू जिला महासमुन्द के समस्त 
शासकोय कार्यालयों एवं संस्थाओं के लिए “दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) दिनांक 05 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार” को स्थानीय 
अवकाश घोषित किया जाता है. 


उपरोक्त स्थानीय अवकाश बैंक/कोषालय/उपकोषालय के लिए लागू नहीं होगा. 


डोमन सिंह, 
कलेक्टर, 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 


Bilaspur, the 24th September 2021 


No. 703/Confdl./2021/II-2-90/2001 (Part-IIJ).—Shri Awadh Kishor, Member of Higher Judicial Service 
and presently posted as Additional District and Sessions Judge, Koriya (Baikunthpur) is transferred and appointed as 
Additional Registrar (Administration) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his 
office. 


Bilaspur, the 24th September 2021 


No. 705/Confdl./202 1/II-2-1/2021.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in 
Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in 
Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his 
office and; 


The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the 
Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :— 


TABLE 
Sl. Name & presently From To Sessions Posted as 
No. posted as Division 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1... Shri Atul Kumar Shrivastava, Bilaspur Raipur Raipur X Additional District 
Additional Registrar (Ad- and Sessions Judge. 
ministration), High Court of 
Chhattisgarh. 


By order of the High Court, 
SANJAY KUMAR JAISWAL, I/C Registrar General. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021 1193 


Bilaspur, the 27th September 2021 


No. 709/Confdl./2021/II-3-1/2021.—The following Civil Judges (Entry Level), as mentioned in column 
No. (2) of the table below, are hereby promoted and appointed to the post of Senior Civil Judge and consequently are 
posted at the place shown in column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) in the capacity as 
mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :— 


TABLE 
SL. Name & presently From To Revenue Posted as 
No. posted as District 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Smt. Tanu Shree Gavel, III Civil Bemetara Bemetara Bemetara II Civil Judge Class-I 
Judge Class-II. 
2. Shri Dilli Singh Baghel, I Civil Durg Durg Durg V Civil Judge Class-I 
Judge Class-II. 
3. Smt. Neha Yati Mishra, I Civil Raipur Raipur Raipur II Additional Judge to 
Judge Class-II. the Court of I Civil 
Judge Class-I. 
4... Shri Lokesh Kumar, Civil Judge Mungeli Mungeli Mungeli वा Civil Judge Class-I 
(1855-11. 
5. Smt. Apurva Dangi, IV Civil Durg Durg Durg I Additional Judge to 
Judge Class-II. the Court of I Civil 
Judge Class-I. 
6. Shri Bhaskar Mishra, I Civil Raigarh Raigarh Raigarh II Civil Judge Class-I 
Judge Class-II. 
7. Smt. Prateeksha Sharma, VII Durg Durg Durg II Additional Judge to 
Civil Judge (1855-11. the Court of I Civil 
Judge Class-I. 
8. Smt. Nidhi Sharma, III Civil Raipur Raipur Raipur वा Additional Judge to 
Judge Class-II. the Court of I Civil 
Judge Class-I. 
9. Smt. Deepti Singh Gaur, Civil Kawardha Kawardha Kabirdham वा Civil Judge Class-I 
Judge (1955-11. (Kawardha) 
10. Shri Anand Kumar Singh, Surajpur Surajpur Surajpur वा Civil Judge Class-I 
I Civil Judge Class-II. 
11. Ku. Astha Yadav, I Civil Judge Balod Balod Balod II Civil Judge Class-I 
(1855-11. 
12... Shri Pallve Raghuvashi, V Civil Raipur Raipur Raipur IV Additional Judge 
Judge Class-II. to the Court of I Civil 
Judge Class-I. 
13. Ku. Chetna Thakur, XT Civil Raipur Raipur Raipur V Additional Judge to 


Judge Class-II 


the Court of I Civil 
Judge Class-I. 


1194 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021 [ भाग 1 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
14... Ku. Seema Kanwar, V Civil Jagdalpur Jagdalpur Bastar वा Civil Judge Class-I, 
Judge Class-II. (Jagdalpur) Jagdalpur. 
15... Shri Shiv Prakash Tripathi, Janjgir- Janjgir Janjgir- II Civil Judge Class-I 
वा Additional Judge to the Court © Champa Champa 


of I Civil Judge Class-II. 


16. था Aslam Khan, II Additional Surajpur Surajpur Surajpur 
Judge to the Court of I Civil 
Judge Class-II. 


17. Shri Ramesh Kumar Chauhan, Katghora Katghora Korba 
II Additional Judge to the 
Court of Civil Judge Class-II. 


18. Shri Bhupesh Kumar Basant, Kondagaon  Kondagaon Kodagaon 
II Additional Judge to the 
Court of I Civil Judge (1855-11. 


19. Ku. Rupal Agrawal, IV Civil Raipur Raipur Raipur 
Judge Class-II. 


IV Civil Judge Class-I 


II Civil Judge Class-I 


II Civil Judge Class-I 


VI Additional Judge to 
the Court of I Civil 
Judge Class-I. 


Note :— The inter se seniority of the above officers shall be in the order in which their name(s) appears in the select 


list issued by the High Court on 23-09-2021. 


Bilaspur, the 27th September 2021 


No. 711/Confdl./2021/II-3-1/2021.—The following Members of Lower Judicial Service, as mentioned in 
column No. (2) of the table below, who are holding the post of Civil Judge (1455-11 & Judicial Magistrate First Class 
and who are presently posted on deputation, are hereby promoted and appointed on the post of Senior Civil Judge on 


proforma basis, from the date they assume charge of their office(s) : 


TABLE 
S. No. Name of Judicial Officer 
(1) (2) 
1. Shri Praveen Mishra 


Smt. Jasvinder Kaur Ajmani Malik 


Ku. Mayura Gupta 


= oe ० 


Smt. Suman Singh 


Note :— The inter se seniority of the above officers shall be in the order in which their name(s) appears in the select 


list issued by the High Court on 23-09-2021. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021 1195 


बिलासपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2021 


क्रमांक 9579/चेकर/तीन-10-11/2000.--छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन्‌ 1958), की धारा 12 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक 6788/चेकर/तीन-10-11/ 
2000, दिनांक 14-07-2021 में निम्नानुसार संशोधन करता है :-- 


संशोधन 


“व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुंगेली” के स्थान पर “तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1/न्यायिक 
दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुंगेली” प्रतिस्थापित किया जाता है. 


No. 9579/Checker/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh 
Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby makes the following 
amendment in the Registry Notification No. 6788/Checker/III-10-11/2000, dated 14-07-2021 :— 


AMENDMENT 


The words “Civil Judge Class-II/Judicial Magistrate First Class, Mungeli” is substituted by the words “HI 
Civil Judge Class-I/Judicial Magistrate First Class, Mungeli’”’. 


Bilaspur, the 6th October 2021 


No. 729/Confdl./202 1/I-2- 1/202 1/II-2-90/2001 (Part-II).—In partial modification of Registry Order Nos. 
703/Confdl./2021/II-2-90/2001 (Part-II) dated 24-09-2021 and 705/Confdl./2021/II-2-1/2021 dated 24-09-2021, 
the Members of Higher Judicial Service, who were transferred vide the aforementioned order(s) and who have not 
yet joined at their new place of posting, are hereby permitted to take over charge at their new place of posting, on or 
before 21-10-2021. 


Bilaspur, the 6th October 2021 


No. 731/Confdl./202 1/II-2-90/2001(Part-I)—A) Shri Sanjay Kumar Jaiswal, Member of Higher Judi- 
cial Service and presently posted as Registrar (I.&E.) and (Vigilance) in now appointed as Officer-on-Special Duty 
in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office. He shall look after the work/ 
duties of the post of Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, until further orders. 


B) Shri Santosh Sharma, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Registrar (Selection & 
Appointment) is now appointed as Registrar (Vigilance) in the Establishment of the High Court from the 
date he assumes charge of his office. He is also assigned the additional charge of Registrar (I. & E.) in 
addition to his own duties. 


C) Shri Yogesh Pareek, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Registrar (Judicial) is now 
appointed as Registrar (Selection & Appointment) in the Establishment of the High Court from the date he 
assumes charge of his office. He is also assigned the additional charge of Mediation matters. 


D) Shri Santosh Kumar Tiwari, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Additional Regis- 
trar (Judicial) is now appointed as Registrar (Judicial) in the Establishment of the High Court from the date 
he assumes charge of his office. 


1196 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर 2021 [ भाग 1 


E) Shri Neeraj Sharma, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Additional Director, 
Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur is now appointed as Additional Registrar (Judicial) in the 
Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office. He is also assigned the 
additional charge of Additional Registrar (Classification) in addition to his own duties. 


Bilaspur, the 7th October 2021 


No. 734/Confdl./2021/II-2-90/2001(Part-IV).—Shri Sanjay Kumar Jaiswal, Member of Higher Judicial 
Service and presently posted as Officer-on-Special Duty is now appointed as Registrar General in the Establishment 
of the High Court from the date he assumes charge of his office. 


By order of Hon’ble the Acting Chief Justice, 
DEEPAK KUMAR TIWARL Registrar General. 


